रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


orma 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


SE 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II खण्ड 3 — उप - खण्ड ( ii) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1071 ] 
No . 1071 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , मई 14 , 2013 / वैशाख 24 , 1935 
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 14 , 2013/VAISAKHA 24 , 1935 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 
( वाणिज्य विभाग) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 14 मई, 2013 

सं0 13 आरई - 2013 / 2009 - 2014 
विषय : - हस्तशिल्प वस्तुओं के विनिर्माण के लिए निर्यातकों द्वारा वैध स्रोतों से लकड़ी प्राप्त करने के लिए सम्यक तत्परता दिखाने 

के बारे में प्रमाणन के लिए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद ( ईपीसीएच) को नोडल एजेंसी के रूप में नामित करना । 

का . आ . 1216 ( अ). - विदेश व्यापार नीति, 2009 - 14 ( समय - समय पर यथासंशोधित ) के पैरा 2. 1 के साथ पठित विदेश 
व्यापार (विकास एवं विनियमन ) अधिनियम , 1992 ( 1992 की संख्या 22 ) की धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र 
सरकार, एतदद्वारा , तत्काल प्रभाव से हस्तशिल्प वस्तुओं के विनिर्माण के लिए निर्यातकों द्वारा वैध स्रोतों से लकड़ी प्राप्त करने में सम्यक 
तत्परता दिखाने के बारे में प्रमाणन के लिए हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद ( ईपीसीएच ) को नोडल एजेंसी के रूप में नामित करने 
हेतु निर्यात और आयात मदों के आईटीसी ( एचएस ) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के अध्याय 44 में एक नई टिप्पणी 3 जोड़ती है । 

2. तदनुसार,निर्यात और आयात मदों के आईटीसी ( एचएस ) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के अध्याय 44 की टिप्पणी 3 को 
निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : 

"टिप्पणी 3 

वैध स्रोतों से लकड़ी प्राप्त करने में निर्यातकों द्वारा सम्यक तत्परता दिखाने के बारे में , मांगे जाने पर, हस्तशिल्प निर्यात 
संवर्धन परिषद ( ईपीसीएच) प्रमाण - पत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत है ” । 

3. इस अधिसूचना का प्रभाव : 

किसी विदेशी क्रेता अथवा किसी अन्य एजेंसी द्वारा अनुरोध प्राप्त होने पर, हस्तशिल्प वस्तुओं के विनिर्माण के लिए वैध स्रोतों 
से लकड़ी की प्राप्ति में सम्यक तत्परता दिखाने के बारे में , हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद ( ईपीसीएच ) ऐसे प्रमाण - पत्र जारी करने 
के लिए प्राधिकृत एजेंसी होगी । 


__ [ फा.सं. 01 / 91 / 180 / 510 / एएम 12 /निर्यात सैल ] 


अनुप के . पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार 


1989 GI/ 2013 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec . 3 ( ii )] 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 14 May, 2013 

No. 13 (RE – 2013 )/ 2009 – 2014 
Subject : Nomination of Export Promotion Council for Handicrafts (EPCH ) asnodal agency for certificate on due 

diligence adopted by the exporters in procuring wood from legal sources for manufacture of Handicraft 
articles . 


S .O . 1216 (E ). — In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation ) 
Act, 1992 (No . 22 of 1992) read with Para 2.1 of the Foreign Trade Policy,2009 – 2014 (as amended from timeto time), the 
CentralGovernment hereby adds, with immediate effect, a new Note 3 in Chapter 44 of Schedule 2 of ITC (HS) Classification 
of Export & Import Items for nominating Export Promotion Council for Handicrafts (EPCH ) as nodal agency for certificate 
on due diligence adopted by the exporters in procuring wood from legal sources for manufacture of Handicraft articles. 


2. Accordingly , Note 3 of Chapter 44 of Schedule 2 of ITC (HS) Classification of Export & Import Itemswill read 
as under: 

“ Note 3 

Export Promotion Council for Handicrafts (EPCH ) is authorized to issue certificate , on demand, on the due 
diligence adopted by the exporters in procurement of wood from legal sources” . 

3 . Effect of this notification : 
In case of requestby the foreign buyer or any other agency on showing due diligence in procurement ofwood from 
legal sources for manufacture of handicraft articles, Export Promotion Council for Handicrafts (EPCH ) will be 
authorized agency to issue such certificate. 


[F. No . 01/91/180/510 / AM 12 /Export Cell ] 
ANUP K . PUJARI, DirectorGeneral of Foreign Trade 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


